सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 माघ, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 69 राँची , शुक्रवार , 


31 जनवरी , 2020 ( ई ० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
21 जनवरी , 2020 ई ० । 


संख्याः-11/ बंदी विविध -07/ 2019- 351 केन्द्रीय कारा , घाघीडीह , जमशेदपुर में संसीमित 
आजीवन कारावास की सजा प्राप्त निम्नांकित बंदियों को झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 
दिनांक- 31.10.2019 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में आवश्यक जाँचोपरांत राज्य 
सरकार द्वारा प्रस्ताव को अगली बैठक तक के लिए लंबित रखते हुए कारा से मुक्त नहीं करने का 
निर्णय लिया गया है: 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 31 जनवरी , 2020 
बंदी का विवरण 

लंबित रखने का कारण 


क्र ० सं ० 


1 


2 


3 


1 


नरेन्द्र सिंह उर्फ पंडित 


(1) संबंधित काराधीक्षक से निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष 
मंतव्य प्राप्त कर अगली बैठक में पुनर्विचार किया जायेगा: 


पे 0 - स्व 0 मदन मोहन सिंह 
उम्र-65 वर्ष , 


( 1 ) कारा संसीमन अवधि में बंदी का आचरण । 


( 2 ) कारा संसीमन अवधि में बंदी की आपराधिक मानसिकता 


में बदलाव । 


( 3 ) वर्तमान में बंदी का समाज एवं परिवार के प्रति 
मनोभावना । 


( II ) संबंधित पुलिस अधीक्षक कारा से मुक्त किये जाने पर समाज में 
प्रभाव तथा राज्य/जिला में विधि -व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा से 
संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य के साथ उपलब्ध करायेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 69 -- 50 


